HARYANA GOVT. GAZ . , APR. 3, 2018 (CHTR. 13 , 1940 SAKA) 


241 


भाग -III 


हरियाणा सरकार 


न्याय प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

दिनांक 2 अप्रैल, 2018 
संख्या का आ ० 19 / के ० अ ०5 / 1908 / धा 02 / 2018 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय 
अधिनियम 5), की धारा 2 के खण्ड (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, उक्त 
संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 4 तथा आदेश XXXIII के नियम 6 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के सिवाय , 
उक्त संहिता द्वारा स्पष्ट रूप से अधिरोपित सभी कृत्यों का पालन करने के लिए सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए अनुसूची के 
खाना 2 के नीचे वर्णित अधिकारियों , जिसका वर्तमान पता उक्त अनुसूची के खाना 3 के नीचे दिया गया हैं , को सरकारी 
प्लीडर के रूप में उनकी अपनी तैनाती के स्थान पर ऐसे रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हैं : 

अनुसूची 
नाम 

पदनाम तथा तैनाती का वर्तमान स्थान 
संख्या 

सर्व श्री / श्रीमती 


क्रम 


1 


2 


3 


1 . 


2. 


. 


मुकेश कुमार 
अनिल कुमार 
संजीव कुमार 
गीतांजलि आहुजा 


3. 


4 . 


उप जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, जींद । 
उप जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, गुरूग्राम । 
उप जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, यमुनानगर । 
उप जिला न्यायवादी, कार्यालय अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग 
( भवन तथा सड़कें ), करनाल परिमण्डल , करनाल । 
उप जिला न्यायवादी , कार्यालय जिला न्यायवादी, पानीपत । 
उप जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, झज्जर | 
उप जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, सोनीपत । 


5 . 


अनीता रानी 


6 . 


अनुज दहिया 


7 . 


मुकेश कुमार 


8 . 


नरेश कुमार 


उप जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, पंचकूला । 


एस ० एस ० प्रसाद, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 

न्याय प्रशासन विभाग । 


242 


HARYANA GOVT. GAZ . , APR . 3 , 2018 (CHTR . 13 , 1940 SAKA ) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT 


Notification 


The 2nd April, 2018 
No. S.O.- 19 /C.A.5 / 1908 /S.2 /2018 . — In exercise of the powers conferred by clause (7 ) of section 2 of the 
Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908 ), the Governor of Haryana hereby appoints the following Law 
officers mentioned in column 2 and their present place of posting under column 3 of the schedule given below to be 
Government Pleaders for the whole of the State ofHaryana to perform all the functions expressly imposed by the said 
Code on the Government Pleader, except the functions specified in order XXVII, rule 4 and order XXXIII , Rule 6 in 
the First schedule , namely : 

SCHEDULE 
Serial Name 

Designation and Present Place of Posting 
No. 

Shri/Smt. 


1 


2 


3 


1 . 


Mukesh Kumar 


2 . 


Anil Kumar 


3 . 


Sanjeev Kumar 


Deputy District Attorney Olo District Attorney , Jind 
Deputy District Attorney O /o District Attorney , Gurugram 
Deputy District Attorney Olo District Attorney , Yamunanagar 
Deputy District Attorney Olo Superintending Engineer, PWD ( B & R ) Karnal 
Range Karnal 


4 . 


Geetanjali Ahuja 


5 . 


Anita Rani 


6 . 


Anuj Dahiya 


Deputy District Attorney O /o District Attorney , Panipat 
Deputy District Attorney O /o District Attorney , Jhajjar 
Deputy District Attorney O /o District Attorney , Sonipat 
Deputy District Attorney 0/0 District Attorney, Panchkula 


7 . 


Mukesh Kumar 


8 . 


Naresh Kumar 


DR . S.S. PRASAD , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Adminstration of Justice Department. 


56143 — C.S. - H.G.P ., Chd. 


